सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 736 राँची, शुक्रवार , 


20 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग । 


अधिसूचना 
16 सितम्बर , 2019 


संख्या-01 / स्था ०/ न ०प्र ०नि ०/ नगर प्रबंधक(नियुक्ति )/ 68 /2019-2201-- नगर विकास एवं आवास विभाग 
के द्वारा राज्य के शहरी निकायों में नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने 
हेतु दिनांक -18.09.2019 को समय 10.00 बजे पूर्वा० से 05.00 बजे अप ० तक शालीमार बाज़ार 
स्थित मत्स्य निदेशालय में साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया गया है । 

उक्त साक्षात्कार हेतु दो साक्षात्कार बोर्ड का गठन करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को 
मनोनीत किया जाता है : 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम / पदनाम 


अध्यक्ष/ सदस्य 


Board - A 


1 


2 


, 


श्री अमित कुमार , निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण । 

अध्यक्ष 
श्री हरिहर मांझी , उप सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग। अनुसूचित जाति / जनजाति कोटि 

के सदस्य 
एम ० बी ० ए० विषय से सम्बंधित शिक्षाविद, संत जेवियर कॉलेज , राँची । | सदस्य 


3 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर , 2019 


Board - B 


1 


श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निदेशक , नगरीय प्रसाशन निदेशालय । 


अध्यक्ष 


2 


, 


श्री विजय कुमार , संयुक्त सचिव , अनुसूचित जाति, अनुसूचित | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा 
जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग । 

राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत 
अनुसूचित जाति/ जनजाति के 
नामित प्रतिनिधि 


3 


एम० बी ० ए० विषय से सम्बंधित शिक्षाविद , संत जेवियर कॉलेज , राँची । | सदस्य 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


मेघना रूबी कच्छप 


सहायक निदेशक । 


--------- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 736 -- 


50 


